निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


____ 14 फाल्गुन 1935 ( शo ) 
पटना, बुधवार, 5 मार्च 2014 


( सं० पटना 243 ) 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

19 फरवरी 2014 
सं0 सू0अ0 - 1 - 03 / 12 - 455 — गन्ना उद्योग विभागीय अधिसूचना सं0 – 2189 दिनांक 11 .11.13 द्वारा सूचना 
का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन हेतु लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित श्री मृत्युंजय कुमार , 
उप - सचिव, गन्ना उद्योग विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0 - 14 / पद - 201 / 131 सा0प्र0 - 1797 
दिनंक 08 .02 .14 द्वारा विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग को अपने कार्यों के अतिरिक्त लोक सूचना 
पदाधिकारी का कार्य सम्पादित करने हेतु अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है । 

2. उक्त विभागीय अधिसूचना सं0 - 2189 दिनांक 11.11. 13 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
3. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
4. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 243-571 +100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


